रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/99 


REGD NO DL.- 33004 /99 


- 


- 


मयमेवजपते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


- 


- - 


-- - . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTI - Section 3 - - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


GOVE , , । , 


GOVT 


- 


सं. १0 ] 
No. 90] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 25 , 2002 /माघ 5 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 2002/MAGHA5, 1923 


- 


- 


- 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

( सड़क पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2002 
का. आ. 109 ( अ ) - केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग ( राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड ओर स्थायी पुल के उपयोग के 
लिए फीस - लोक वित्तपोषित परियोजनाएँ ) नियम , 1997 के नियम 3 और नियम 9 के साथ पठित 
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956( 1956 का 48 ) की धारा 7 द्धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग स० 7 के नागपुर - हैदाराबाद प्रखड पर जिसके अन्तर्गत दोनों 
तरफ के पहुंच मार्ग भी हैं , वागदी नाला पर स्थायी पुल के उपयोग के लिए यांत्रिकयानों पर इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उदग्रहीत और संदत्त की जाएगी और मुख्य इंजीनियर ( राष्ट्रीय 
राजमार्ग) लोक निर्माण क्षेत्र, नागपुर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को 30 जनवरी 2002 ( प्रारभ होने की 
तारीख) से उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 

अनुसूची 
( पुल के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें ) 
क्रम वाहनों की विशिष्टियां 

प्रति फेरा प्रभारित की जाने वाली फीस 
स० 

की दरें ( रूपयों में ) 


१ 


शून्य 


२ . 


मोटर साइकिल , स्कूटर या यांत्रिक रूप से चालित 
कोई अन्य दो पहिया वाहन । 
मोटर कार , टैक्सी , जीप , पिकअप वैन , स्टेशन वैगन, 
टैम्पो, आटोरिक्शा, तिपहिया, स्कूटर या ट्रेलर सहित 
या रहित अन्य स्वचालित हल्के वाहन । 


5 . 00 


275GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

[ PART II - - SEC. 3( i)] 
३. बस, ट्रक और अन्य भारी वाहन जिसके अन्तर्गत 

15 .00 
सामान्य या यात्रियों से भरे या खाली ट्रक ट्रेलर 

संयोजन भी है । 
४ ऐसे अन्य मशीनरी से नोदन करने वाले यान जो 

20 . 00 
उपर वर्णित नहीं हैं, जैसे मोबाइल क्रेन डोजर 

अर्थपूवर्स, रोडरोलर आदि , चाहे लदे हुए हों या न हों 
नोट : जब वही यान एक दिन में एक से अधिक बार पुल पर करता है तो उपयोक्ता को यह विकल्प 
होगा कि वह पहली बार पुल पार करते समय, उपर अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों का डेढ गुणा संदाय कर 
दे या यदि यान को , पुल पूर्ण मास या उससे भी अधिक बहुत ज्यादा अवधि के लिए निरंतर और बार 
बार पार करना पडता है तो यान का स्वामी तीस एकल दरों के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक 
पास प्राप्त कर सकता है | 
२. निम्नलिखित प्रकार के यानों को फीस से छूट प्रदान की गई है , अर्थात :-- 
(i) रक्षा यान ; 
(ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान ; 
(i ) पुलिस यान ; 
(iv ) अग्नि शमन यान ; 
(v) एंबुलेंस : 
( vi ) अंत्येष्टि यान ; 
( vii) डाक व तार विभाग के यान ; और 
( viii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के यान 
३ . शासकीय रूप से निम्नलिखित से संबधित यान, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान 

समझे जाएंगे , अर्थातः 
(i) भारत के राष्ट्रपति , 

भारत के उपराष्ट्रपति , 

केन्द्रीय और राज्य मंत्री, 
(iv ) लोक सभा/ राज्य सभा, राज्य विधान मंडलों में विपक्ष के नेता जिनकी प्रास्थिति 

केबिनेट मंत्री की हो , 
( v) राज्यों के राज्यपाल , 
( vi) संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल , 
( vii) केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों के स्पीकर या सभापति , 
(vii ) स्थानीय निवार्चित निकायों के कार्यकारी पार्षद , 
(ix ) भारत के दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति , 
( x) सी डी ( राजनयिक कार ) प्रतीक वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में 

रह रहे विदेशी राजनयिक , 
( xi ) ससंद सदस्य 
( xii ) महाराष्ट्र राज्य की राज्य विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य । 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


L 


4. उपर उल्लिखित दरें पुल के आसपास सहजदृश्य स्थानों पर सन्निर्मित किसी बोर्ड पर अग्रेजी , 
हिन्दी दोनों और जिस क्षेत्र में स्थायी पुल स्थित हैं उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में , पढी जा सकने योग्य 
रूप में लिखित या मुद्रित रूप में , संप्रदशिर्त की जाएंगी । यांत्रिक वाहनों का प्रत्येक चालक , स्वामी या 
भारसाधक व्यक्ति , स्थायी पुल पार करने से पूर्व या इसे पार करने के पश्चात , क्रास बार पर अपना यान 
रोकेगा और फीस संग्रहण बूथ पर यानों की बाबत उदग्रहणीय फीस का संदाय करेगा । मुख्य इंजीनियर , 
लोक निर्माण क्षेत्र , नागपुर द्वारा , पुल पार करने वाले किसी यांत्रिक यान की बाबत फीस के संग्रहण के 
लिए प्राधिकृत व्यक्ति बदले में प्रारूप " क " में एक रसीद दो प्रतियों में बनाएगा और रसीद की एक प्रति 
यांत्रिक यान के चालक या स्वामी या भारसाघक व्यक्ति को सौंपेगा । 

[ सं. आर. डब्ल्यू./एन. एच.-6/12037/ 32 /2001 - एमएएच ] 

आलोक रावत , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

(Roads Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th January , 2002 
S. 0. 109 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 7 of the National 
* Highways Act , 1956 ( 48 of 1956 ), read with rules 3 & 9 of the National Highways (Fees for 
Use National Highways, Section and Permanent Bridge - Public Funded Projects ) Rules, 
1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on 
mechanical vehicles for the use of the Permanent Bridge across Waghadi Nalla on Nagpur 
Hyderabad section of National Highways No . 7 including approach roads on both sides at the 
rates specified in Schedule annexed hereto and hereby authorizes the Chief Engineer, P . W . 
Region , Nagpur or his authorised representative , to collect and retain fees at the rates 
specified in the said Schedule from 30th January, 2002 . 

SCHEDULE 
(Rates of fees to be recovered from users of the bridge) 
SI. No. Particulars of vehicles 

Rates of 
fee to be 
charged 


per 


Nil 


trip (Rs.) 
Motor Cycle, Scooter or any other two-wheeler mechanically 
propelled vehicle. 
Motor Car , Taxi, Jeep , Pick -up Van , Station Wagon, Tempo , Auto | 5 . 00 

Rickshaw, Three - wheeler Scooter or other auto - driven light vehicles 
with or without trailer. 
Bus, Truck and other heavy vehicles including truck trailer | 15 . 00 
combination laden with goods or passengers or Unladen 
Other mechanically propelled vehicles not mentioned above like 20 .00 
mobile crane, dozers , earth movers , road roller etc . loaded or 
unloaded 


NOTE : When the same vehicle has to cross the bridge more than once in a day , the user shall 

have the option to pay one and a half times the rates specified in the Schedule above 
while crossing the bridge in the first trip itself, or if the vehicle has to use the bridge 


_ THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ _ 


PART II— SEC,3(ü)] 


continuously and quite frequently for the entire month or even beyond that, for much 
longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges 
equal to 30 single rates. 


2. The following types ofvehicles are exempted from the fees, namely :-. 

Defence vehicles ; 

Vehicles with VIP symbols; 
(iii) Police Vehicles ; 
( iv ) Fire Fighting Vehicles; 

Ambulances ; 
(vi) 

Funeral Vans ; 
( vii ) Post and Telegraph Department vehicles and ; 
(vüi) Central and State Government vehicles ; 


(v ) 


3. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having 
VIP symbols ,namely : 


i. President of India ; 
ii. Vice -President of India ; 
iii. Central and State Minister ; 
iv . Leaders of Opposition in Lok Sabha /Rajya Sabha , State Legislatures 

having the status of Cabinet Minister ; 
V. Governors of States; 
vi. Lieutenant Governors of Union Territories ; 
vii. Speakers or Chairmen of Central and State Legislatures ; 
viii. Executive Councilors of Local Elected Bodies ; 
ix . Foreign dignitaries on State visit to India ; 
x . Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD ( Car Diplomatic ) 

symbols ; 
xi. Member of Parliament; 
xii. Members of State Assemblies /Legislative Councils ofMaharashtra State ; 


4 . The above mentioned rates shall be displayed on a board erected at conspicuous places in 

the vicinity of the bridge , both legibly written or printed in English , Hindi and the regional 
language of the area in which the permanent bridge is situated . Every driver, owner or 
person in charge of the mechanical vehicles shall , before crossing the permanent bridge or 
after having cross it, stop his vehicle at the cross bar and pay the fee leviable in respect of 
the vehicles at the fee collection booth . The person authorised by the Chief Engineer , 
P . W . Region , Nagpur to collect fee in respect of any mechanical v 
bridge shall in return , prepare a receipt in duplicate in Form A and hand over one copy of 
the receipt to the driver or owner or person in charge of the mechanical vehicle . 


(No. RW /NH -6 / 12037 /32/ 2001-MAH ) 


ALOK RAWAT , JL. Secy. 


Printed by the Manager, Govt of India Pross, Ring Road, Mayapuri, Now Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


